शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग/ 09/ 2013- 2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


GEET 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 421 ] 


रायपुर ,मंगलवार , दिनांक 16 अक्टूबर 2018 - आश्विन 24 , शक 1940 


स्कूल शिक्षा विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 
अटल नगर, दिनांक 3 अक्टूबर 2018 

अधिसूचना 
क्रमांक एफ 24- 7/ 2005 / 20 - 3/ पार्ट . - राज्य सरकार,एतद्द्वारा, छात्र सुरक्षा बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ छात्र सुरक्षा बीमा 
योजना नियम, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त नियम में , 


नियम 3 में , शब्द “नियमित छात्र - छात्राओं को प्राप्त होगा " के पश्चात्, शब्द “ इसके साथ - साथ योजनान्तर्गत निजी अशासकीय विद्यालयों में नि : शुल्क 
बालशिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का सं . 35 ) अंतर्गत प्रवेश कराये गये छात्र - छात्राओं एवं डी. ए. व्ही . मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूलों में शासकीय 
स्तर पर प्रवेशित कराये गये छात्र - छात्राओं को भी इस योजना का लाभ प्राप्त होगा ” जोड़ा जाये . 


No. F 24 -7 /2005/20 -3/Part. — State Government, hereby,makes the following amendment in Chhattisgarh 
Student Safety Insurance SchemeRules, 2005 for implementation of Student safety insurance scheme, namely : 


AMENDMENT 


In the said rules, 


In rule 3, after thewords “ and colleges of Higher Education Department” , the words “ along with the students 
enrolled in the Private Non -Government Schools under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 
2009 (No. 35 of 2009) and regular students enrolled in D . A . V . ChiefMinister Public Schools at Government level will 
also get the benefits of this scheme " shall be added . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

प्रदीप भटनागर,संयुक्त सचिव . 


841 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018. 


